रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 97 


ANTRY 


REGD . NO . D . L . - 33004 / 97 


सत्यपराजयत 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


Aur 


Hel 


भाग II - खण् 3 - उप - खण्ड ( i ) 
PART II Section 3 - Sub-section ( i ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


4 


. 


. . 13 
) 28 


- - - - - 


-- - - - - . 


सं० 501 ] 
No. 501 ] 


- - - - 
नई दिल्ली, शुक्रवार , दिसम्बर 19 , 1997 / अग्रहायण 28 , 1919 
NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 19, 1997 /AGRAHAYANA 28 , 1919 


- - - - : - - 


कार्मिक , लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय 

( कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ) 

___ अधिसूचना 
नई दिल्ली, 19 दिसम्बर , 1997 


सा . का . नि . 717 ( अ ). - - केन्द्र सरकार , अखिल भारतीय सेवा अधिनियम , 1951 ( 1951 का 61 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के साथ 
पठित उपधारा ( 1क ) द्वारा प्रदस शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबद्ध राज्यों से परामर्श के पश्चात् अखिल भारतीय सेवा ( मृत्यु - एवं सेवानिवृत्ति प्रसुविधाएं ) 
नियमावली, 1958 का और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है : 

1. ( 1 ) इन नियमों का नाम अखिल भारतीय सेवा ( मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति प्रसुविधाएं ) संशोधित नियमावली, 1997 है । 

( 2 ) ये 1 जनवरी, 1996 से लागू हुए समझे जाएंगे । 
2. अखिल भारतीय सेवा ( मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति प्रसुविधाएं ) नियमावली, 1958 में : 
( क ) नियम 2 के उपनियम ( 1 ) के खण्ड ( ख ख ) में, विद्यमान " संशोधित वेतनमानों " शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित 

किया जाएगा, अर्थात् : 

" 1 जनवरी, 1986 से यथा संशोधित वेतनमान " 
( ख ) नियम 2 के उपनियम ( 1 ) के खण्ड ( ख ख ) में , विद्यमान " संशोधिन - पूर्व वेतनमानों शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द 

प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् : 

" 1 जनवरी, 1986 से पहले के संशोधन पूर्व वेतनमान " 
( ग ) नियम 2 के उपनियम ( 1 ) के खण्ड ( ख ख ) में शब्द " वेतन " को " मूल वेतन शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा 

" परिलब्धियों की परिभाषा के बाद तथा " बशर्ते कि " शब्दों से पहले निम्नलिखित को शामिल किया 

जाएगा . " : 
सेवानिवृत्ति/ मृत्यु उपदान की गणना के उद्देश्य से " परिलब्धियों से तात्पर्य, सेवानिवृत्ति/ मृत्यु जैसा भी मामला हो , की तारीख पर संवा के सदस्य 
द्वारा प्राप्त किया जा रहा वेतन तथा मंहगाई भत्ता है । 
3234GI/ 97 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3( i)] 


__ किन्तु आगे शर्त यह है कि ऐसे व्यक्ति जो 1 जनवरी , 1996 तथा 31 दिसम्बर , 1997 के बीच सेवा-निवृत्त होते हैं वे संशोधन- पूर्व वेतनमान का 
विकल्प दे सकते हैं तथा अपनी पेंशन तथा मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान की गणना 1 जनवरी, 1996 से तत्काल पूर्व लागू नियमों के अंतर्गत करवा सकते 
हैं । ऐसे मामलों में " परिलब्धियों " से तात्पर्य, सेवा के सदस्य द्वारा सेवानिवृत्ति अथवा मृत्यु जैसा भी मामला हो , से पहले प्राप्त किया जा रहा वेतन है, और 
इसमें अखिल भारतीय लागत मूल्य सूचकांक 1436 तक मंहगाई भत्ता तथा अंतरिम राहत 1 एंव अंतरिम राहत II भी शामिल होंगे । 


परन्तु यह भी कि , ऐसे व्यक्तियों के मामले में जो संशोधन - पूर्व वेतनमान ( अर्थात् 1 जनवरी, 1996 से पहले वाले ) रखते हैं और 31 दिसम्बर , 
1997 के बाद सेवा निवृत्त हो जाते हैं या सेवा में रहते हुए जिनकी मृत्यु हो जाती है, की पेंशन, सेवानिवृत्ति उपदान, मृत्यु उपदान तथा कुटुम्ब पेंशन, जैसा 
भी संगत हो , की गणना 1 जनवरी, 1996 से लागू संगत नियमों के अनुसार की जाएगी । उनके मामलों में पेंशन - प्रसुविधाओं की गणना के उद्देश्य से 
" परिलब्धियों " से तात्पर्य संशोधन -पूर्व वेतनमान ( अर्थात् 1 जनवरी, 1996 से पहले वाला ) में उनका मूल वेतन, वित्त मंत्रालय के दिनांक 20 मार्च, 1996 
के का. ज्ञा . सं. 1 (5 )/ 96 - ई 11 ( बी ) के अनुसार लागत मूल्य सूचकांक 1510 तक मूल वेतन के अनुरूप मंहगाई भत्ता तथा उक्त मूल वेतन के अनुरूप 
31 दिसम्बर, 1995 को लागू दरों के अनुसार मंहगाई राहत की दो किश्तें हैं । 


परन्तु यह और भी कि , सेवा के ऐसे सदस्य के मामले में जो संशोधित घेतनमान ( 1 जनवरी, 1996 से ) का विकल्प देता है और संशोधित 
वेतनमान में आने के 10 माह के भीतर सेवा निवृत्त हो जाता है , सेवानिवृत्ति से पहले के 10 महीनों के मूल वेतन की गणना निम्नलिखित वेतन को लेकर की 
जाएगी : 


(i) वह अवधि जिसमें संशोधन - पूर्व वेतनमान के अनुसार वेतन लिया जा रहा है . मूल वेतन जमा वास्तविक मंहगाई भत्ता तथा 

संगत अवधि के दौरान 1 जनवरी, 1996 को लागू दरों के अनुसार मूल वेतन के अनुरूप मंहगाई राहत 1 एंव ।। तथा 


( ii) यह अवधि जिसके दौरान संशोधित वेतनमान के अनुसार वेतन लिया जाता है -- संशोधित वेतनमान में मूल वेतन । 


( घ ) नियम 2 में उपनियम ( 1 ) के खण्ड ( ञ ञ ) के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा , अर्थात् : - " संशोधित वेतनमान 

का तात्पर्य जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो , 1 जनवरी , 1996 से लागू वेतनमान होगा । " 


( ङ ) नियम 18 के उप नियम ( 1 ) के खण्ड ( ख ) के उप खण्ड (i) में , " चार हजार पांच सौ रुपये प्रतिमाह की अधिकतम सीमा " शब्दों 

के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 


" पंद्रह हजार रुपये प्रतिमाह की अधिकतम सीमा " । 


( च ) नियम 18 के उप नियम ( 1 ) के खण्ड ( ख ) के उप खण्ड (i) के बाद निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा :- - 


" ( iii ) यदि सेवा का सदस्य 1 जनवरी , 1996 तथा 31 दिसम्बर, 1997 के बीच सेवानिवृत्त होता है और संशोधन पूर्ववेतनमान ही 

रखने का विकल्प देता है तथा 1 जनवरी, 1996 से तत्काल पूर्व लागू नियमों के अंतर्गत पेंशन तथा मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति - उपदान 
लेता है तो ऐसे मामलों में पेंशन तथा मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान निम्नलिखित तरीके से विनियमित किया जाएगा : --- 


(i ) पेंशन की गणना औसत परिलब्धियों के 50 % पर की जाएगी । इस प्रकार से गणना की गई राशि में निर्धारित दरों पर 

अखिल भारतीय लागत मूल्य सूचकांक 1510 तक महंगाई राहत जोड़ी जाएगी तथा इस प्रकार से गणना की गई राशि को 
पेंशन के रूप में माना जाएगा । 


( ii ) मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान जनवरी, 1996 के प्रथम दिवस के संशोधित नियमों के लागू होने से तत्काल पहले प्रभावी 

आदेशों/नियमों ( अधिकतम सीमा संबंधी नियम सहित ) के तहत उपर्युक्त (i) में परिलब्धियों के संदर्भ में अनुज्ञेय 
होगा । 


स्पष्टीकरण : - इस उप खण्ड में " परिलब्धियों " का तात्पर्य नियम 2 ( 1 ) ( ख ख ) के प्रथम परन्तुक में यथा परिभाषित " वेतन से है । 


[ भाग 11 - खण्ड 3 (6) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( छ ) नियम 19 के उप नियम 3 के खण्ड ( क ) के उपखण्ड ( 1 ) और उपखण्ड (ii ) के परन्तुक में " दो लाख, पचास हजार रुपये 

शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए अर्थात् : 


" तीन लाख, पचास हजार रुपये " 


( अ ) नियम 22 - ख के उप नियम ( 2 ) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए , अर्थात् : 


“ ( 2 ) नियम 22 - ग के प्रावधानों के अध्यधीन , अनुज्ञेय कुटुम्ब पेंशन का पैमाना मूल वेतन का 30 प्रतिशत परन्तु जो न्यूनतम एक 

हजार दो सौ पचहत्तर रुपये प्रतिमाह और अधिकतम नौ हजार रुपये होगा । " 


टिप्पणी : सेवा के सदस्य जो 1 जनवरी, 1996 तथा 31 दिसम्बर, 1997 के बीच की अवधि में सेवानिवृत्त होते हैं और संशोधन पूर्व वेतनमान 

में रहने का विकल्प देते हैं तो ऐसे मामलों में कुटुम्ब पेंशन 1 जनवरी, 1996 से पूर्व लागू नियमों और आदेशों के अनुसार दी 
जाएगी तथा इसकी गणना संशोधन पूर्व वेतनमान के मूल वेतन के अनुसार की जाएगी । इस तरह से गणना की गई कुटुम्ब पेंशन 
में निर्धारित दर पर औसत अखित भारतीय लागत मूल्य सूचकांक 1510 तक मंहगाई राहत जोड़ी जाएगी । इस तरह से गणना की 
गई राशि औसत अखिल भारतीय लागत मूल्य सूचकांक 1510 तक महंगाई राहत के भुगतान को विनियमित करने के लिए कुटुम्ब 
पेंशन के रूप में मानी जाएगी । 


( झ) नियम 22 ( ख ) के उप नियम ( 3 ) के खण्ड (ii ) तथा (iii ) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा , अर्थात् : 


" ( ii ) केन्द्र सरकार द्वारा समय - समय पर निर्धारित आय के मानदंडों के अध्यधीन पुत्र अथवा अविवाहित विधवा अथवा तलाकशुदा 

पुत्री , उनके 25 वर्ष की आयु पूरी कर लेने तक अथवा पुत्र / पुत्री के विवाह / पुनर्विवाह की तारीख तक जैसा भी मामला हो , इनमें 
से जो भी पहले हो । 


( iii ) माता -पिता के मामले में , माता -पिता दोनों की मृत्यु तक । " 


( ब) नियम 22- ख के उप-नियम ( 14 ) में खण्ड ( iii ) के पश्चात् निम्नलिखित शामिल किया जाएगा : 


" ( iv ) माता -पिता, बशर्ते कि वे सरकारी कर्मचारी के जीवित रहते समय उस पर पूरी तरह आश्रित थे तथा केन्द्र सरकार द्वारा 

माता - पिता के मामले में समय - समय पर यथानिर्धारित निर्भरता मानदंड के अध्यधीन दिवंगत कर्मचारी न तो कोई विधवा छोड़ गया 
है तथा न ही कोई बच्चा । " 


( ट ) नियम 27 के पश्चात् निम्नलिखित शामिल किया जाएगा: 


" नियम 27 - क पेंशन का प्राधिकरण होने के पश्चात् पेंशन में संशोधन : 


(i ) नियम 3 तथा नियम 6 के उपबंधों के अध्यधीन एक बार अंतिम निर्धारण करने के पश्चात् प्राधिकृत पेंशन को सेवा के सदस्य को 
हानि पहुंचाते हुए संशोधित नहीं किया जाएगा, जब तक कि बाद में लेखन गलती का पता लगने के कारण ऐसा संशोधन करना 
आवश्यक न हो जाए : 


बशर्ते यह कि इस तरह की गलती होने के दो वर्ष पश्चात् यदि लेखन गलती का पता चलता है तो पेंशनभोगी को हानि पहुंचाते हुए पेंशन के 
संशोधन का कोई भी आदेश किसी भी प्राधिकारी द्वारा कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग की अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा । 


( ii ) उप नियम ( 1 ) के प्रयोजन से संबंधित पेंशनभोगी को मंजूरी प्राधिकारी द्वारा इस आशय के नोटिस की तामील की जाएगी जिसमें 

उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि पेंशन का किया गया अधिक भुगतान उसके द्वारा नोटिस की प्राप्ति की तारीख से दो माह के भीतर 
वापस कर दिया जाए । 


( iii )पेंशनभोगी द्वारा नोटिस का अनुपालन न किए जाने की स्थिति में पेंशन / कुटुम्ब पेंशन मंजूर करने वाला सक्षम प्राधिकारी लिखित 

आदेश द्वारा यह निदेश देगा कि ऐसे अधिक भुगतान को उसके द्वारा निर्दिष्ट तरीके से भविष्य में पेंशन से काट कर एक या अधिक 
किस्तों में समायोजित कर लिया जाएगा । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3 (i ) ] 


. mATTTTTTTTTTA 


व्याख्यात्मक ज्ञापन 


केन्द्र सरकार ने अखिल भारतीय सेवा के संबंध में मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति प्रसुविधाओं से संबंधित पाँचवें केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा की गई 
सिफारिशों को एक जनवरी , 1996 से लागू करने का निर्णय किया है । इन सिफारिशों को लागू करने के उद्देश्य से अखिल भारतीय सेवा ( मृत्यु एवं 
सेवानिवृत्ति प्रसुविधाएं ) विनियमावली, 1958 को तद्नुसार एक जनवरी , 1996 से संशोधित किया जा रहा है । यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित 
संशोधनों को भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने से कोई भी सदस्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होगा । 


[ फा. सं . 25011/24/97 - अ. भा. से.-|| - क ] 

ए. के. सरकार , निदेशक 


पाद टिप्पण : भारत के राजपत्र में मुख्य नियम दिनांक 18 - 8 - 58 की अधिसूचना संख्या 728 ( असाधारण भाग ।। खण्ड 3, उप - खण्ड ( i) द्वारा 

प्रकाशित किए गए थे। बाद में उमें निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किया गया है: 


- 


-- 


- - 


- - - 


- - 


- 


- - 


- 


- - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- . 


- . 


- - . - 


। 


- 


- 


- 


- - 


दिनांक 


क्रम सं . 

1 


- - - 


- - 


- - - 


-- - - - - - - - 


- - 


- - 


. - . .- 


- 


31 . 


। । 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


सा . का. नि . सं . 
2 
526 
527 
528 


32. 


253 
460 
924 
922 
214 
161 


35 . 


529 


36 . 


37 . 


373 


38. 
39 . 
40 . 


10 . 
। । 


1151 
1291 
512 
545 
546 
978 
248 
276 
705 


15 . 


A6 


15 


18 - 2 - 78 

8 - 4 - 78 
22 - 7- 78 
22 - 7- 78 
2- 1 - 79 
3 - 2 - 79 

3 - 2 - 79 
15- 9 . 79 
22- 10- 79 
10 - 5 - 80 
17- 5 -80 
17 - 5 - 80 
27 - 9 - 80 

7 - 3 - 81 
14- 3 - 81 

1 - 8 - 81 
9 - 1 - 83 
3 - 7 - 83 
| - 10 - 83 
21 - 1 - 84 
15 - 6 - 85 
31 - 8 - 85 
22- 5 - 87 

3 - 4 - 88 
16 - 7-88 
25 - 2 - 89 
21 - 2 -90 
16- 2 - 91 
23 - 11 - 91 
19 - 6 - 93 

6 - 7 - 96 


4 - 9 - 64 
3 - 4 - 65 
3 - 4 - 65 
3 - 4 - 65 
17- 4 - 65 
12 - 2 - 65 
17 - 2-66 

3 - 3 - 68 
6 - 7 - 74 
2 - 7 - 74 
7 - 9 - 74 
24 - 1 - 75 
14- 6 - 75 
23 - 8 - 75 
8 - 11 - 75 
20 - 12 - 75 

31 - 1 - 76 
14- 2 - 76 

6 - 3 - 76 
10 - 4 - 76 
5 - 6- 76 
5 - 6 - 76 
14 - 8 - 76 
25 - 12 - 76 

7 - 5 - 77 
2- 7- 77 

2 - 7 - 77 
26 - 11 - 77 
24 - 12- 77 
18- 2 -78 


293 


16 . 


572 
215 
1915 
590 
687 
755 
946 
27 ( ई ) 
724 
2264 
2635 
2030 
128 
196 
316 
504 
758 
757 
1182 
1765 
579 
830 
831 
1598 
1700 


48 . 


17. 


10 


557 
712 
33 


50 . 


। 


51 . 


559 


52 . 


५३ 


813 
275 
343 
567 
91 
420 
101 
2890 
308 
271 


58 


६ 


॥ 


60 


29. 


252 . 


[ TT II – 945 3(1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS 

(Department of Personnel and Training) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 19th December, 1997 


G . S . R . 717 (E ). - In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) read with sub - section ( IA ), of section 3 of the 
All India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, after consultation with the Governments of the States 
concerned , hereby makes the following rules further to amend the All India Services (Death -cum -Retirement Benefits ) Rules, 
1958 , namely : 

1 . ( 1) The rules may be called the All India Services (Deathcum - Retirement Benefits) Amendment Rules, 1997 . 

(2 ) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of January, 1996 . 

2 . In the All India Services (Death - cum -Retirement Benefit ) Rules, 1959 : 
(a ) in clause (bb ), of subrule (1 ) of rule 2, for the existing words " revised scales of pay" the following shall be substituted , 

namely, 
" revised scales of pay as revised with effect from the 1st day of January, 1986 ." 
(b ) in clause (bb ) of sub rule ( 1) of the 2 , for the existing words “ pre - revised scale " , the following shall be substituted , 

namely — 
" pre -revised scale of pay prior to the 1st January , 1986 , " 
(c ) in clause (bb ) of subrule ( 1) of rule 2 , the word " pay" shall be substituted by the words " basic pay " and the 

following shall be inserted after the definition of “ Emoluments " and before the words “ Provided that....." 
" Emoluments " , for the purpose of calculation of retirement/Death Gratuity , means the pay and Dearness Allowance 
that a member of the service was receiving on the date of his retirement/death , as the case may be . 
Provided further that those who retire between the 1st day of January , 1996 and the 31st day of December, 1997 shall 
have an option to retain the pre -revised scales of pay and have their pension and death -cum - retirement gratuity calcu 
· lated under the rules in force immediately before the 1st day of January , 1996 . In such cases the terın “ Emoluments ” 
shallmean the pay which themember of service was receiving before his retirement or death , as the case may be, and 
will include Dearness Allowance upto AICPI 1436 and Interim Relief I and Interim Relief II . 
Provided also that , in case of the persons who retain pre - revised scales (i.e. prior to the 1st day of January, 1996 ) and 
retire or die in harness subsequent to the 31st December , 1997 , Pension , Retirement Gratuity . Death Gratuity and 
Family Pension , aş may be relevant, shall be calculated in terms of relevant rules as effective from the 1st January , 
1996 . The " emoluments " for calculation of pensionary benefits in their case shall be the basic pay in the pre -revised 
(i.e. prior to the 1st January, 1996 ) scale , plus Dearness Allowance as admissible upto CPI 1510 in terms of Ministry 
of Finance Office Memorandum No. 1 (5 )/ 96 .E II ( B ) dated the 20th March , 1996 appropriate to the basic pay plus two 
installments of Interim Relief at the rates in force on the 31st December, 1995 , appropriate to the said basic pay . 
Provided also that in the case of a member of service who opts for the revised scales of pay (with cffcct from the 1st 
January, 1996 ) and retires within ten months from the date of coming over to the revised scale, basic pay for ten 
months period preceding retirement shall be calculated by taking into account, pay as follows:- - 
(i) for the period during which pay is drawn in pre - revised scale -— Basic pay plus actual Dearness Allowance and 

Interim Reliefs I and II appropriate to the basic pay at the rates in force on the 1st January , 1996 drawn during 

the relevant period : and 
( ii ) for the period during which pay is drawn in revised scale - Basic Pay in the revised scale. 
(d ) in Rule 2 , for clause ( jj) of sub - rule ( I ), the following shall be substituted namely ; 

"Revised scales of pay " means the scales of pay introduced with effect from 1st day of January , 1996 , unless 
specified otherwise ." 

in sub -clause (i) of clause (b ) of sub rule ( 1 ) of Rule 18 , for the words " ceiling of rupees four thousand five 
hundred per month " , following shall be susbtituted , namely : 

" Being of rupees fifteen thousand per month " 
( f ) The following shall be inserted after sub -clause (ii ) of clause (b ) of sub rule ( 1 ) of rule 18 : 
( iii ) " In case a member of the Service retires from Service between the 1st January , 1996 and the 31st December, 

1997 , and exercises an option to retain the pre-revised scale of pay and draws pension and death - cum 
retirement gratuity under the rules in force immediately before the 1st day of January , 1996 , the pension and 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II - Sec . 3 (1 )] 


death -cum - retirement gratuity in such cases shall be regulated as follows : 
(i) Pension shall be calculated at fifty percent of the average emoluments . To the amount so calculated , Dearness 

Relief upto AICPI 1510 at the prescribed rates shall be added and the amount so arrived at shall be regarded as 

pension . 
( ii ) Death - cum -retirement gratuity shall be adıníssible with reference to emoluments at (i) above under the orders/ 

rulos ( including that in respect of ceiling) in force immediately before coming into effect of the revised rules . 

with effect from 1st day of January , 1996 . 
Explanation : - In this sub -clause , " emoluments means " Pay" as defined in first provision of Rule 2 (1 ) ( bb ) . 
( g) in proviso to sub - clause (i) and sub- clauso ( ii ) of clause (a ) of subrule (3 ) ofRule 19 , for the words “ Rs. Two lakhs 

fifty thousands” , following shall be substituted , namely S 
" Rupees three lakh and fifty thousand ” 
(h ) for sub rulo ( 2 ) of Rule 22 - B the following shall be substituted namoly ; 
" (2 ) Subject to the provisions of rule 22C , the scale of family pension admissible shall be thirty percent of basic pay 

subject to theminimum of rupees One thousand two hundred and seventy five per mensem and a maximum of rupees 
nine thousand ." 
Note: - In case, the members of the Service who retire or willbe retiring between the 1st day of January , 1996 and the 

31st day of December, 1997 exercise an option to retire the pre - revises scales of pay, the family pension in 
such cases shall be allowed in accordance with the rules and orders applicable prior to the 1st day of January , 
1996 and shall be calculated with reference to the basic pay in the pre - revised scale . To the family pension so 
calculated Dearness Relief upto average AICPI 1510 at the prescribed rato shall be added . The amount so 
arrived at shall be regarded as the family pension for regulating payment of Dearness Relief beyond average 

AICPI 1510 ." 
(i) for clause ( ii ) and ( iii ) of sub rule (3 ) of Rulo 22 - B the following shall be substituted namely ; 
( ii ) In the case of a son or an unmarried , widowed on divorced daughter till such son or daughter attains the age of 

twenty - five years or upto the date of his -her marriage/re -marriage, as case may be, whichever is earlier subject 

to the income criterion as perscribed by CentralGovernment from time to time. 
( iii ) in case of parents, upto the death of both the parents." 
( ) In sub -rule ( 14 ) of Rule 22 - B . the following shall be inserted after clause ( iii) : 
" ( iv ) the parents provided they were wholly dependent on the Government servant when he / she was alive and the 

deceased employee had left behind neither a widow nor a child subject to the depenedency criteria in case of 

parents as prescribed by Central Government from timeto time." 
(k ) The following shall be inserted after Rule 27 ; 

“ Rule 27 - A . Revision of Pension after authorisation , 
(i) Subject to the provisions of rule 3 and Rule 6 , pension once authorised after final assessment Shall not be revised 

to the disadvantage of the member of the service, unless such a revision becomes necessary on account of detection 

of a clerical error subsequently ; 
Provided that no revision of pension to the disadvantage of the pensioner shall be ordered by any Authority without the 
concurrence of the Department of Personnel and Training , if the clerical error is detected after a period of two years 
from the date of occurence of such error . 
( ii ) For the purpose of sub rule ( 1 ), the pensioner concerned shall be served with a notice by the sanctioning authority 

requiring him to refund the excess payment of pension within a period of two months from the date of receipt of 

notice by him . 
( iii ) In case the pensioner fails to comply with the notice , the authority competent to sanction pension /family pension 

shall, by order in writing , direct that such excess payment, shall be adjusted in instalments by short payments of 
pension in future in one or inore instalments , as such authority may direct . 

EXPLANATORY MEMORANDUM 
The CentralGovernment has decided to implement the recommendations made by the Fifth Central Pay Commission 
relating to death cum retirement benefits in respect of the All India Services with effect from the 1st January , 1996 . With a view 
to implementing those recommendations, the All India Service (Death cum Retirement Benefits) Rules, 1958 are being amended 
accordingly with effect from the 1st January , 1996 . It is certified that none will be adversely affected by the retrospective 
operation of the proposed amendments, 

[ F . No. 2501 1/24 /97- AIS - II - A ] 

A . K . SARKAR , Director 


[ भाग 1 - खण्ड 3 (6) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Note : — The principal rules were published in the Gazette of India vide Notification No. 728 dated 18 - 8 -58 (Extra -ordinary 
Part- II Section 3 , sub - section (i). They have subsequently been amended by the following notifications. 


Sl. No. 


Sl. No. 


31 . 


38 . 


39 . 


GSR No. 
526 
527 
528 
529 
572 
215 
1915 
590 
687 
755 
946 
27 ( E ) 
724 
2264 
2635 
2030 
128 
196 
316 
504 


10 . 


40 . 


41 


11 . 
12 . 


42 . 


13 . 
14 . 


44 . 


45 . 


15 . 


Dato 
4 - 9 - 64 
3 - 4 . 65 
3 - 4 - 65 
3- 4- 65 
17 - 4 - 65 
12 - 2 - 65 
17- 2 - 66 

3 - 3 - 68 
6 - 7 - 74 
2 - 7 - 74 
7 - 9- 74 
24 - 1 - 75 
14 - 6 - 75 
23 - 8 - 75 
8 - 11 - 75 
20 - 12 - 75 
31 - 1 - 76 
14 - 2 - 76 

6 - 3 - 76 
10 - 4 - 76 

5 - 6 - 76 
5 - 6 - 76 
14- 8 - 76 
25 - 12 - 76 

7 -5 - 77 
2- 7- 77 

2- 7 - 77 
26 - 11 - 77 
24 -12- 77 
18- 2 - 78 


GSR No. 
253 
460 
924 
922 
214 
161 
373 
1151 
1291 
512 
545 
546 
978 
248 
276 
705 
293 
557 
712 
33 
559 
813 
275 
343 
567 
91 
420 
101 
2890 
308 
271 


Date 
18- 2 - 78 

8 - 4 - 78 
22 - 7 - 78 
22 - 7 - 78 
2 - 1 - 79 
3 - 2 - 79 

3 - 2 - 79 
15 - 9 - 79 
22 - 10 - 79 
10 - 5 - 80 
17 - 5 - 80 
17 - 5 - 80 
27- 9 - 80 

7- 3- 81 
14- 3 - 81 
1 - 8 - 81 
9 - 1 - 83 
3 - 7 - 83 
1 -10- 83 
21 - 1 - 84 
15 - 6 - 85 
31 - 8 - 85 
22 - 5 - 87 

3 - 4 - 88 
16 - 7 - 88 
25 - 2 - 89 
21 - 2 - 90 
16 - 2 - 91 
23 - 11 - 91 

19- 6 - 93 
16- 07 - 96 


46 


16 . 
17. 


47 


18 . 
19 . 


20 . 


51. 


758 


21 . 


22 . 


757 
1182 
1765 
579 
830 


24 . 
25 . 


4 


26 . 


56 . 
57 . 


27 


831 


59 


28 . 
29 . 
30 . 


1598 
1700 
252 


60 . 


A1 


अधिसूचना 

नई दिल्ली , 19 दिसम्बर , 1997 
सा. का. नि . 718 ( अ ). - केन्द्र सरकार, अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 ( 1951 का 61 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 क ) के साथ 
पठित उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा अखिल भारतीय सेवा ( मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति प्रसुविधाएं ) नियमावली, 1958 के नियम 
25 के अनुसरण में , संबद्ध राज्यों से परामर्श करने के पश्चात् अखिल भारतीय सेवा (पेंशन का संरशीकरण ) नियमावली, 1959 में और आगे संशोधन करने 
के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है : 
___ 1 . ( 1 ) इन नियमों का नाम अखिल भारतीय सेवा ( पेंशन का संराशीकरण ) संशोधन विनियमावली, 1997 है । 

( 2 ) ये 1 जनवरी, 1996 से लागू हुए समझे जाएंगे 
2. अखिल भारतीय सेवा ( पेंशन का संराशीकरण ) विनियमावली, 959 के विनियम 3 के उप विनियम ( 1 ) में : 

( क ) "पेंशन के एक तिहाई से अधिक नहीं " शब्दों के स्थान पर " पेंशन के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं " शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगें ; 
( ख ) परन्सुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक शामिल किया जाएगा, अर्थात्: 

" बशर्ते यह भी कि यदि सेवा का कोई सदस्य एक जनवरी, 1996 तथा 31 दिसम्बर , 1997 के बीच की अवधि में सेवानिवृत्त होता है तथा उसने 
पूर्व संशोधित वेतनमान रखने का विकल्प दिया है तो ऐस मामले में पेंशन का संराशीकरण, एक जनवरी, 1996 में पहले लागूनियमों और आदेशों के अनुसार 
अनुज्ञेय होगा । " 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3 ( )] 


व्याख्यात्मक ज्ञापन 
__ केन्द्र सरकार ने अखिल भारतीय सेवा के संबंध में पेंशन के संराशीकरण, से संबंधित पौंच केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को एक 
जनवरी, 1996 से लागू करने का निर्णय किया है । इन सिफारिशों को लागू करने के उद्देश्य से अखिल भारतीय सेवा (पेंशन का संराशीकरण ) विनियमावली, 
1959 को तदनुसार एक जनवरी , 1996 से संशोधित किया जा रहा है । यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित संशोधनों को भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने 
से कोई भी सदस्य प्रतिकृल रूप से प्रभावित नहीं होगा । 

[ फा . सं. 25011/24/97 - अ. भा .से. - II - ख ] 

ए. के . सरकार, निदेशक 


पाद टिप्पण : मृल विनियम भारत के राजपत्र में दिनांक 24 -6 - 1959 की अधिसूचना सा. का. नि , संख्या 714 द्वारा प्रकाशित किए गए थे। तथा 
तत्पश्चात् उनका निम्नलिखित द्वारा संशोधित किया गया 
क्र० सं० साका०नि० संख्या 

दिनांक 
177 

20 - 2 - 60 
( 2 ) 1197 

17 - 9 - 77 
( 3 ) 227 ( ई ) 

6 - 4 - 78 
( 4 ) 941 

14 - 7 - 79 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 19th December, 1997 


G . S . R . 718 ( E) , — In exercise of the powers conferred by sub - section ( I ), read with sub -section (IA), of section 3 of the 
All india Services Act, 1951 (61 of 1951) and in pursuance ofrule 25 of the All India Services (Death - cuin - Retirement Benefits ) 
Rules, 1958, the Central Government, after consultation with the Governments of the States concerned , hereby makes the 
following regulations further to amend the All india Services (Commutation of Pension ) Regulations, 1959 , namely: 

1. ( 1 ) These rules may be called the All India Services ( Commutation of Pension ) Amendment Regulations, 1997 . 

(2 ) They shall be demed to have come into force on thc Ist day of January , 1996 . 
2 . In regulation 3 of the All india Service ( Commutation of Pension ) Regulations, 1959, in sub - regulation (I),-- 
(a ) for the words “ not exceeding one- third of the penion ” , the words “ not exceeding forty per cent" , of the Pension 

shall be substituted ; 
( b ) after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:---- 

" Provided further that if a member of service retiring between the 1st day of January , 1996 and the 31st day of Decem 
ber , 1997 has opted for retaining the pre -revised scale of pay, the commutation of pension in such case shall be admissible in 
accordance with the rules and orders in force prior to the 1st day of January , 1996 ." 


EXPLANATORYMEMORANDUM 
The Central Government has decided to implement the recommendations made by the Fifth Central Pay Commission 
relating to Commutation of Pension in respect of the All India Service with effect from 1st January, 1996 . With a view to 
iinplementing these recommendations , the All India Service ( Commutation of Pension ) Regulation , 1959 are being amended 
accordingly with efect from the 1st January , 1996 . It is certified that none will be adversely affected by the retrospective 
operation of the proposed amendments . 


[ F. No. 25011/ 24/ 97 - AIS - II - B ] 

A . K . SARKAR. Director 


Foot Note : - The principal regulations were published in the Gazette of India vide notification G. S. R. NO . 714 dated 
24 - 6- 1959 and subseqnetly amended by --- 
SI. No . GSR No . 

Date 
1 177 

dated 20 - 2 - 60 
2. 1197 

dated 17 - 9 - 77 
227( E ) 

dated 6 - 4 - 78 
941 

dated 14 - 7 - 79 


ددی 


۔ 


Irunted by theManager . Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . - 1997 


